सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 पौष , 1943 ( श ० ) 

० ) 


संख्या- 632 राँची , बुधवार , 


22 दिसम्बर , 2021 ( ई ० ) 


उद्योग विभाग 


अधिसूचना 
20 दिसम्बर , 2021 


विषय : - Jharkhand Textile , Apparel & Footwear Policy - 2016 की प्रभावी तिथि -19.09.2021 से 

नई नीति अधिसूचित होने तक अथवा दिनांक -18.09.2022 तक जो भी पहले हो तक अवधि 
विस्तार के संबंध में | 


संख्या -06 / 3० नि ० / Textile & Apparel Policy - 2016 / 05 / 2016-1272-- उद्योग विभाग के ज्ञाप 
संख्या -3081 , दिनांक -19.09.2016 के द्वारा Jharkhand Textile , Apparel & Footwear Policy - 2016 लागू की 
गयी है जिसकी प्रभावी तिथि , दिनांक -18.09.2021 तक थी । 


झारखण्ड में वस्त्र उद्योग एवं फूटवेयर उद्योग को प्रोत्साहन एवं समर्थन देने के लिए 
दिनांक -25.11.2021 के मद संख्या -05 में मंत्रिपरिषद के बैठक में लिए गये निर्णय के 
आलोक में Jharkhand Textile , Apparel & Footwear Policy - 2016 की प्रभावी तिथि को दिनांक -19.09.2021 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 22 दिसम्बर , 2021 
से नई Textile , Apparel Policy के अधिसूचित तिथि अथवा 18.09.2022 तक ( जो भी पहले हो ) तक 
विस्तारित की जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


पूजा सिंघल , 


सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 632 -- 50 


